निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 18 


13 वैशाख 1939 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

3 मई 2017 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


उक्त 


--- 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश , 


, 


उच्च 


2 


बिहार गजट , 3 मई 2017 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


2 


अधिसूचना 

28 अप्रील 2017 
सं ० 6 / प्रो0-06-04 / 2016-1419 / वा ० कर 

वा 0 कर — बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( वेतनमान् 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700 रू 0 ) कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त ( वेतनमान् 
37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,900 रू 0) कोटि में निम्नलिखित 02 पदाधिकारयों को अधिसूचना निर्गमन की 
तिथि से प्रोन्नति दी जाती है : 

क्रमांक पदाधिकारी का नाम बैच संख्या वरीयता क्रमांक 2014 
1 

3 

4 
1 श्री राजीव कुमार 

33 वीं 
श्री संजय कुमार मावंडिया 33 वीं 

36 
2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -4800 दिनांक 01.04.2016 की 
कंडिका -11(iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 
एस0 एल 0 पी 0 ( सी 0 ) संख्या-29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 
3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


35 


2 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 7-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


